रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No. D. L.- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


. 


दिल्ली राजपच 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 6 , 2017 / अग्रहायण 15 , 1939 [ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं . 375 
DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6 , 2017 /AGRAHAYANA 15, 1939 [N . C . T .D . No. 375 


सं . 447 ] 
No. 447 ] 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


उच्च शिक्षा निदेशालय 

अधिसूचना 

दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2017 
सं . फा . डीएचई . 18( 9) / एसएफआरसी / 2017 - 18 / 5427 - 36. - जबकि दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय 
या संस्थान ( समानता एवं उत्कृश्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशनशुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित 
भुशुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8 ) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रमों को करवाने वाले निजी प्रबंधाधीन संस्थाओं तथा पाठ्यक्रम अध्ययन करने के लिये 
शुल्क निर्धारित करने के लिये और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिये दिनांक 17 
जनवरी , 2017 की अधिसूचना सं0 डीएचई 18(6) / एसएफआरसी / 2016 - 17 / 206 – 217 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भाल्क विनियामक कमेटी का गठन किया गया था । 

___ जबकि , उक्त समिति ने 17 मार्च, 2017 की अपनी बैठक में महसूस किया कि दस संस्थानों के लिए भाल्क 
निर्धारण (तीन नए खोले गए संस्थानों तथा सात वर्तमान संस्थानों जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2016 - 17 से नए पाठ्यक्रम 
प्रारंभ किये हैं जिसके लिए गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ भाल्क का निर्धारण किया गया था ) 
जैसाकि उनके शुल्क के संबंध में पूर्वव्यापी / विलंब से निर्णय कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है तथा 
कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सिफारिश की है कि इन दस संस्थानों द्वारा शैक्षणिक वर्श 2016 - 17 
हेतु प्रभारित किये जाने वाले शुल्क के निर्धारण को प्राथमिकता पर किया जाना आवश्यक है, यथा इसके साथ संलग्न 
तालिका में यथाविनिर्दिश्ट । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2016 - 17 के लिये दस संस्थानों (तीन नए खोले गए 
संस्थानों तथा सात वर्तमान संस्थानों जिन्होंने शैक्षणिक वर्श 2016 - 17 से नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किये है ) में पाठ्यक्रमों के 
लिये उक्त कमेटी द्वारा संस्तुत शुल्क को स्वीकार करने का निर्णय लिया है । 


7066 DG/ 2017 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


अब , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) एवं ( 13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त समिति द्वारा दस संस्थानों ( तीन नए खोले गए 
संस्थानों तथा सात वर्तमान संस्थानों जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2016 - 17 से नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किये है) में पाठ्यक्रमों के 
लिये प्रस्तावित शुल्क को शैक्षणिक वर्श 2016 - 17 के लिये क्रियान्वित किया जाये , यथा इसके साथ संलग्न तालिका में 
यथाविनिर्दिश्ट । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
गरिमा गुप्ता, विशेष सचिव (शिक्षा) 

अनुलग्नक 
भौक्षणिक वर्श 2016 - 17 के लिये दस संस्थानों ( तीन नए खोले गए संस्थानों तथा सात वर्तमान संस्थानों 

जिन्होंने नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किये है ) द्वारा प्रभारित किये जाने वाला शुल्क । 
क्र . | संस्थान का नाम 

प्रारंभ किये गये । चौथी 

जीजीएसआईपीयू चौथी एसएफआरसी 
नए पाठ्यक्रम एसएफआरसी द्वारा निर्धारित द्वारा संस्तुत 

द्वारा प्रारंभ तदर्थ भाल्क वर्तमान भाल्क 
किये गये नए 
पाठ्यक्र के 
लिये दिये गये 

ग्रेड 
लीलावती मंशी कॉलेज, ऑफ 

B . Ed 

| Rs. 36, 225/ - Rs. 55 , 500 / 


एजूकशन, भारती विद्या भवन , 


कस्तूरबा गाँधी मार्ग , दिल्ली 


Rs . 36 , 225/ 


Rs . 94, 600/ 


एक्शन फॉर औतिस्म , जसोला । 
विहार , दिल्ली 


B. Ed . Spl. Ed. 
(ASD ) 


Rs. 36. 225/- 


Rs. 75000 / 


नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट , ईस्ट ऑफ 
कैलाश , दिल्ली 


| M.Sc . 
( Nursing ) 


A 


| 


BBA 


| Rs. 55, 500 /- 


Rs. 55 , 500/ 


सिरी फोर्ट कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर 
टैक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट.9 इंस्टीट्यूशनल 
एरिया , सैक्टर - 25, रोहिणी, दिल्ली - 85. 


B .Com . (H ) 


Rs. 55 ,500/ 


Rs. 55 , 500 / 


5 


Rs, 73, 300 /- 


Rs. 73, 300 / 


दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज | BBA 
प्लॉट नं. 6, सैक्टर – 25, रोहिणी , 
दिल्ली - 85 


| Rs. 36, 225 /- 


Rs. 94, 600/ 


अश्ट्रावका इंस्टिट्यूट , रिहेबिलिटेशन , 
सांइस एंड रिसर्च, मधुवन चौक , रोहिणी, 
दिल्ली - 85. 


B. Ed . Spl . 
Edu . (ASD ) 


BASLP 


Rs. 22, 000 / 


| Rs. 70, 000/ 


BBA 


Rs . 55 , 500/ 


Rs. 55, 500/ 


भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ 
टेकनोलॉजी पीएसपी - 4, सैक्टर - 17, 
रोहिणी, दिल्ली - 85 


Rs. 55, 500 /- 


Rs . 55, 500/ 


फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैजेजमेंट एवं | BJMC 
टेकनोलॉजी प्लॉट नं . 1037 / 1, कापसेड़ा, | (2Shift ) 


PART IV ] 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


7s faceit – 37 


BBA - LLB 

STA 


Rs. 55 ,500 / 


Rs. 63,400 / 


B.Com .(H ) 


Rs. 55 ,500 /- 


Rs. 55 ,500 / 


कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजूकशन 
गाँव कुरेनी, नरेला, दिल्ली 


Rs. 55 ,500 / 


Rs. 55 ,500 / 


10 


BJMC (2nd 
shift ) 
BBA -LLB 
(integrated ) 
MCA ( Dual) 


Rs. 63,400/- 


गीतारत्न इंटर नेशनल बिजनेस स्कूल , 
198447 bretary- 2, Helen zich , 
रोहिणी, दिल्ली 


Rs. 74,500 / 


Rs. 72 ,000 / - 


Rs. 1 ,00 ,000 / 


Rs . 72,000 / 


MCA 
(integrated ) 


Rs. 1 ,00 ,000/ 


DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION 


NOTIFICATION 

Delhi, the 5th December, 2017 
F . No. DHE . 18 (9 )/ SFRC /2017 - 18 /5427 - 36 . — Whereas the Fee Regulatory Committee was constituted by the 
Government of National Capital Territory of Delhi vide notification number F .DHE 18 (6 )/SFRC /2016 - 17 /206 -217 
dated the 17th January , 2017 for the purpose of determining fee for pursuing courses in privately managed institutions 
offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the smooth functioning assigned to 
it under the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee , Regulation of Admission , 
Fixation of Non -Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence ) Act, 2007 (Delhi Act 8 of 


2007) . 


Whereas the said committee felt in their meeting held on 17th March , 2017 that the fee fixation for Ten 
Institutions (Three newly opened Institutions and Seven existing Institutions which have started new courses from the 
academic year 2016 - 17 for which adhoc Fee was fixed by Guru Gobind Singh Indraprastha University ) needs to be 
taken on priority as retrospective /delayed decision in respect of their fee may pose implementation problems and 
submitted its interim report recommending the fee to be charged by these Ten Institutions for the Academic Year 2016 
17 as specified in the Table annexed herewith . 

The Government of the National Capital Territory of Delhi has decided to accept the fee now recommended 
by the said committee for the courses in Ten Institutions ( Three newly opened Institutions and Seven existing 
Institutions started new courses from academic year 2016 - 17) for the academic year 2016 - 17 . 

Now , in exercise of the powers conferred by sub sections (3 ) and (13) of section 6 of the said Act, the 
Government of the National Capital Territory of Delhi hereby notify that the proposed fees for the courses in Ten 
Institutions ( Three newly opened Institutions and Seven existing Institutions started new courses from academic year 
2016 - 17 ) by the said Committee , be implemented for the academic year of 2016 - 17 as specified in the Table annexed 
herewith . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
GARIMAGUPTA , Special. Secy. ( Education ) 


Annexure 


Fee to be charged by Ten Institutions ( Three newly opened Institutions and Seven existing Institutions started 
new courses) for the Academic Year 2016 - 17 . 
Si. | Name of the institution | Newly started Gradation assigned | Adhoc fee fixed Fee 

now 
No. 

course / courses to the newly started by GGSIPU recommended by 
course /courses by 

4th SFRC 

4th SFRC 
Leelawati Munshi | B . Ed 

Rs. 36 , 225 / Rs. 55 ,500 / 
College of Education , 
Bharatiya Vidya Bhavan 
01, Kasturba Gandhi 
Marg , New Delhi 
110001 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ) 


Rs. 36 ,225 / 


Rs. 94 ,600 / 


Action for Autism 
Pocket 7 & 8, Jasola 
Vihar, Delhi 


B . Ed . Spl. Ed . 
(ASD ) 


M .Sc. (Nursing ) 


Rs. 36 . 225 / 


Rs.75000 / 


National Heart Institute , 
49 -50 , Community 
Centre, East of Kailash , 
New Delhi 


Rs. 55 ,500/ 


Rs. 55 ,500 / 


Sirifort College of BBA 
Computer Technology 

B .Com . (H ) 
& Management Sector 
25 Rohini Delhi 


Rs. 55 ,500 / 


Rs. 55 ,500 / 


Rs, 73,300 / 


Rs. 73, 300 / 


Delhi Institute of BBA 
Advanced Studies Plot 
No. 6 , Sector 25 , Rohini 
Delhi 110085 


Rs. 36 ,225 / 


Rs. 94 ,600 / 


B . Ed. Spl. Edu . 
(ASD ) 


Ashtavakra Institute of 
Rehabilitation Science 
and 

Research , 
Madhuban Chowk, 
Rohini Delhi 


BASLP 


Rs. 22, 000/ 


Rs. 70 ,000 / 


Rs. 55 ,500 / 


Rs. 55 ,500 / 


Bhagwan Parshuram | BBA 
Institute of Technology 
Sector 17 , Rohini, Delhi 
Fairfield Institute of BJMC (2ndShift) 
Management & 

BBA -LLB 
Technology , Kapashera, 
New Delhi 


Rs. 55 ,500 / 


Rs.55 ,500 / 


Rs. 55 ,500 / 


Rs. 63,400 / 
Rs. 55,500/ 


B . Com . (H ) 


Rs. 55 ,500 / 


Kasturi Ram College of 
Higher Education , 
Narela , Delhi 


BJMC (2nd shift) 


Rs. 55 ,500 / 


Rs. 55 ,500 / 


Rs. 63, 400 / 


Rs. 74 ,500/ 


Gitarattan International BBA - LLB 
Business School, PSP , (integrated ) 
Madhuban Chowk , 

MCA (Dual ) 
Rohini, Delhi 


A + 


Rs. 72, 000 / 


Rs. 1, 00 , 000 / 


MCA (integrated ) 


Rs. 72 ,000 / 


Rs. 1, 00 ,000 / 


RAKESH SUKUL Digitally signed byRAKESH SUKUL 


L 


Date : 2017 .12. 08 19 :57:32 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


